सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 551 राँची, मंगलवार , 


16 जुलाई , 2019 ( ई० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 
5 जुलाई , 2019 


संचिका संख्या -05/ श्राब्.03/ 2019-2180-- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन ) अधिनियम , 2006 की 
धारा 4 (1) में प्रख्यापित प्रावधान के अन्तर्गत विधि ( न्याय ) विभाग , झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत एल ०जी० 
09/ 2002-06/ लेज ०1 दिनांक 07 फरवरी 2007 झारखण्ड अधिनियम-2, 2007 के आलोक में अधिनियम 
की धारा 4 (1) (ङ) के अधीन उप कुलपति , कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा से प्राप्त अनुशंसा पत्रांक 
जन्/ टण्ब्ण/ 54/ 19 दिनांक 15.06.2019 के 

द्वारा 

नामित अजेया वर्मा, सहायक प्रोफेसर , बहरागोड़ा कॉलेज , 
कोल्हान विश्वविद्यालय , चाईबासा को राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए झारखण्ड अधिविद्य 
परिषद् , राँची के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सरोजिनी कुमारी सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 551 50 


